निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 293) 


3 आषाढ़ 1931 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 24 जून 2009 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

17 जून 2009 
सं0 विशेष समिति - 04/ 2007 - 1230/वि०स० — सभा सचिवालय के अधिसूचना 2868 दिनांक 13 अप्रील 2007 , 
363 , दिनांक 12 जुलाई 2007 , 4034 दिनांक 08 अक्तूबर 2007 , 48 दिनांक 14 जनवरी 2008 , 3593 दिनांक 14 मई 
2008 , 4238 दिनांक 31 जुलाई 2008 , 4616 दिनांक 21 अक्तूबर 2008 एवं 4746 दिनांक 19 नवम्बर 2008 एवं 706 
दिनांक 02 मार्च 2009 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्दश बिहार 
विधान - सभा के पंचम सत्र में श्री जनार्दन यादव , स०वि०स० द्वारा कृषि विभाग से संबंधित पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न 
संख्या - 47 की जाँच हेतु गठित विशेष समिति के संयोजक के रूप में पूर्व में मनोनीत श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो के द्वारा 
सदन से अपने स्थान का त्याग करने के फलस्वरूप संयोजक के रिक्त हुए पद पर श्री राम सुन्दर राम कनौजिया , 
स०वि०स० क्षेत्र संख्या 174 - बरबीघा ( अ॰जा॰ ) का मनोनयन किया गया है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान सभा के आदेश से , 

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 

सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 293-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic.in 


